PART I ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAY 27 , 2008 (JYST . 6, 1930 SAKA) 


531 


DIRECTORATE OF CONSOLIDATION OF HOLDINGS 


The 14th May . 2008 


No. EA4/ 2008/1870. - With the object of Consolidation of Holding in the under mentioned estates for the 
purpose of better cultivation of lands therein , the Director, Consolidation of Holdings, Haryana in exercise of 
powers conferred by Sub -section (1) of the Section 14 of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention 
of Fragmentation ) Act, 1948 as delegated to him by the Punjab Government Notification No. 3435- D - 50/ 3155 , 
dated 22nd July, 1950 hereby declares the intention of the State Government to make up a scheme for consolidation 
of the following estates on the demand of the right holders. 


Sr. No. Name of Village 


H. No. 


Area in Acres 


District 


-- 


Mohi- ud - dinpur 


57 


350 


Karnal 


Chandigarh : 
The 9th May , 2008 


RAJEEV RANJAN, 
Director, Consolidation of Holdings, 

Haryana. 


लोक निर्माण विभाग 


( भवन एवं सड़क शाखा), अम्बाला वृत 


दिनांक 13 मई , 2008 


नं ० एस ० ई०/ लो ० नि ० वि ० भ० एवं स ०/ अम्बाला/ 01/ के ० पी०-1.-~~ चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा 
सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जिला कुरुक्षेत्र में मारकण्डा नदी पर ऊपरी पुल का निर्माण (टयूकर से जखवाला वाली सड़क पर) हेतु 
भूमि ली जानी अपेक्षित है । अत: यह घोषित किया जाता है कि निम्न विशिष्टि में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजनार्थ अपेक्षित है । 


यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्ध के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी हेतु जारी की जाती है, 
जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्ध के अधीन भूमि अर्जन समाहर्ता हरियाणा लो ० नि ० वि ० भ० तथा 
स ० शाखा अम्बाला छावनी को उक्त भूमि के अर्जन हेतु आदेश लेने के लिए निर्देश दिया जाता है । 


भूमि के नक्शे का निरीक्षण , भूमि अर्जन समाहर्ता हरियाणा लो ० नि ० वि ० भ० तथा स० शाखा, अम्बाला छावनी एवं कार्यकारी अभियन्ता, 
प्रान्तीय मण्डल नं 0 1, कुरुक्षेत्र, हरियाणा लो ० नि ० वि ० भ० तथा स ० शाखा, कुरुक्षेत्र के कार्यालय में किया जा सकता है । 


विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


खसरा नं ० 


परिक्षेत्र 
गांव 


हदबस्त 
नं ० 


क्षेत्रफल 
एकड़ों में 


1 


3 


4 


5 


6 


N 


कुरुक्षेत्र 


पिहोवा 


टयूकर 


19 


0.16 


18 


17 


अशोक कुमार . 


अधीक्षक अभियन्ता. 
अम्बाला परिमण्डल , लोक निर्माण विभाग ( भवन तथा भार्ग शाखा) . 

अम्बाला छावनी । 


532 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAY 27 , 2008 (JYST . 6 , 

27 , 2008 (JYST . 6 , 1930 SAKA) 


PART I 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


(BUILDING AND ROADS BRANCH ), AMBALA CIRCLE 


The 13th May, 2008 


No. SE/PWD/ B & R/ Ambala/ 01/ KP-1. - Whereas, it appears to the Governor of Haryana that land is likely 
to be required to be taken by the Government, at the public expenses, for a public purpose , namely , for constructing 
High Level Bridge Over Markanda River on Teokar to Jakhwala road in Kurukshetra District (Leftout No. Khasra 
Nos.) It is hereby declared that the land described in the specification below is required for the aforesaid purpose . 


This declaration is made under the provisions of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 , for information 
of all to whom it may concern and under the provision of Section 7 of the said Act, the Land Acquisition Collector, 
Haryana PWD ( B & R Branch ) Ambala Cantt . hereby directed to take order for the acquisition of the said land . 


A plan of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector, Haryana P.W.D. (B & R 
Branch ), Ambala Cantt. and the Executive Engineer, Provincial Division No. 1, Haryana PWD (B & R Branch ), 
Kurukshetra . 


Specification 


District 


Tehsil 


Khasra No. 


Locality / 
Village 


Hadbast 
No. 


Area 
in Acres 


-- 


2 


3 


4 


5 


6 


Kurukshetra 


Pehowa 


Teokar 


19 


18 


0.16 
Acre 


17 


( Sd. ) ... , 
Superintending Engineer , 
Ambala Circle , PWD ( B & R Branch ), 

Ambala Cantt . 


लोक निर्माण विभाग 


( भवन तथा मार्ग शाखा), भिवानी वृत्त 


दिनांक 13 मई , 2008 


नं 0710 .-- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत है कि सरकार द्वारा, सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भिवानी में बाबा जगन्नाथ 
मन्दिर से माता मसानी सड़क गांव लुहारी जाटु, जिला भिवानी तक सड़क के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है । अत : यह घोषित किया जाता 
है कि निम्न विशिष्टि में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजनार्थ अपेक्षित है । 


यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी हेतु जारी की जाती है जो 
कि इससे सम्बन्धित हो सकते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्ध के अधीन भूमि अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा 
मार्ग शाखा), भिवानी को उक्त भूमि हेतु आदेश लेने के लिए निर्देश दिया जाता है । 


भूमि के नक्शे का निरीक्षण. भूमि अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग ( भवन तथा मार्ग शाखा), भिवानी और कार्यकारी अभियन्ता, प्रान्तीय 
मण्डल, भिवानी के समक्ष कर सकते हैं । 


PART I ] 


HARYANA GOVT. GAZ., MAY 27, 2008 (JYST. 6, 1930 SAKA) 


533 


विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र/ गांव 


हदबस्त नं ० 


किला नं ० / खसरा नं ० 


क्षेत्रफल 
(एकड़ में ) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


भिवानी 


बवानी खेडा 


लुहारी जाटु 


47 


3.63 


34 6/1 , 6/2, 15, 16, 25 


33 10 , 11 , 20 , 21 


48 5 , 6 , 15, 16, 25 


49 


1 , 10, 11/1 , 11/2, 20, 21 


60 1 , 10, 11, 20 , 21 


61 


5,6, 15/1 , 15/2, 16/1 , 16/2 , 25 


74 5 , 6 , 15/1, 15/2, 25/2, 16 


75 1 , 10 , 11 , 20 , 21 


87 5/1 , 5 / 2,5 / 3, 6 , 15/ 2,16, 25/1, 25/2 


. 


86 1 , 10 , 11, 20 , 21 


100 5/2, 6, 15, 16/1 , 16/2 , 25 


101 


1 , 10 , 11, 20 , 21 


112 1 , 10, 11 


113 5 , 6 , 15/1 


( हस्ता ०)... , 

अधीक्षक अभियन्ता, 
भिवानी परिमण्डल , लोक निर्माण विभाग ( भवन एवं सड़क शाखा), 

भिवानी । 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


(BUILDING AND ROADS BRANCH ), CIRCLE BHIWANI 


The 13th May . 2008 


No. 710 .-- Whereas, the Governor of Haryana is satisfied that land below is needed by the Governmeni, at 
public expense, for a public purpose, namely , constructing a road trom Baba Jagannath Mandir to Mata Masani 
Road Village Lohari Jatu , District Bhiwani. It is hereby declared that the land described in the specification below 
is required for the aforesaid purpose . 


This declaration is made under the provision of Section 6 of Land Acquisition Act, 1894 for information 
of all to whom it may concern and under the provision of Section 7 vif the said Act, the Land Acquisition ( ollector. 
Haryana, PWD ( B & R Branch ). Bhiwani is hereby directed to take order for the acquisition of the said land . 


534 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAY 27 , 2008 (JYST . 6, 1930 SAKA) 


[ PART I 


Plans of land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector, Haryana P.W.D. (B & R 
Branch ), Bhiwani and Executive Engineer , Provincial Division , Bhiwani. 


Specification 


District 


Tehsil 


Locality / 
Village 


Hadbast 
No. 


Area 
in Acres 


Rectangle/ Khasra No. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Bhiwani 


Bawani Khera Lohari Jatu 


47 


3.63 


34 6/1 , 6/2 , 15 , 16, 25 


33 10 , 11 , 20 , 21 


-- 


48 5 , 6, 15 , 16 , 25 


49 1 , 10 , 11/1 , 11/2, 20, 21 


60 1 , 10, 11,20, 21 


61 5 , 6, 15/1 , 15/2, 16/1 , 16/2 , 25 


74 5 , 6 , 15/1 , 15/2, 25/2, 16 


75 1 , 10 , 11 , 20 , 21 


87 5/1 , 5/2 , 5/3 , 6, 15/2 , 16, 25/1 , 25/2 


86 1 , 10 , 11 , 20 , 21 


100 5/2 , 6, 15 , 16/1 , 16/2, 25 


101 1, 10 , 11 , 20 , 21 


112 1 , 10 , 11 


113 5,6. 15/1 


( Sd. ) ... , 


Superintending Engineer , 
Bhiwani Circle , PWD ( B & R Branch ) , 


Bhiwani. 


सिंचाई विभाग 


दिनांक 13 मई , 2008 


क्रमांक 5766/ 63/1 -L-- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल की सन्तुष्टि हो गई है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि सरकार द्वारा , सरकारी खर्च पर, 
सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् भम्भेवा माईनर की बढ़ोतरी बुर्जी संख्या 5750 से बुर्जी संख्या 12030 जो कि दुल्हेड़ा माईनर की बुर्जी 
संख्या 9000 - दायें से निकलती है, के निर्माण के लिए गांव भम्भेवा, तहसील बेरी, जिला झज्जर में से निकाली जानी अपेक्षित है और जिसके लिए 
भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 (1894 का अधिनियम संख्या 1) की धारा 4 के अन्तर्गत हरियाणा सरकार सिंचाई विभाग की अधिसूचना संख्या 
16556 / 63/ एल ०, दिनांक 11दिसम्बर , 2007 गज़ट में दिनांक 18 दिसम्बर, 2007 को प्रकाशित हो गई है, इसके द्वारा घोषित किया जाता है 
कि नीचे विशिष्टि में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 


यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 ( 1894 का अधिनियम 1) की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी 
के लिए जारी की जाती है जिनका इससे सम्बन्ध है । अब राज्यपाल हरियाणा के आदेशानुसार जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलैक्टर, 


PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAY 27 , 2008 (JYST . 6, 1930 SAKA ) 


535 


झज्जर भूमि अधिग्रहण अधिनियम , 1894 की धारा 7 के तहत पूर्व कथित अधिसूचना में छपी तथा घोषणा के साथ लगी विशिष्टि में वर्णित भूमि 
को अपने कब्जे में ले लेवें । 


भूमि के नक्शों का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण कलैक्टर, झज्जर तथा कार्यकारी अभियन्ता, निर्माण मण्डल . 
रोहतक के कार्यालयों में किया जा सकता है । 


विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


गांव का नाम 


मुरब्बा नं ० / खसरा/किला नं ० 


हदबस्त 
नं ० 


क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


एक भूमि की पट्टी जिसकी लम्बाई 6280 फुट 
तथा चौड़ाई 11 फुट है जो कि निम्नलिखित खसरा 
नं ० व किला नं ० से गुजरती है । 


झज्जर 


बेरी 


मम्मेवा 


1 


1.59 एकड़ 


11 


2,8,9/ 1,13/ 1,13/ 2, 14, 17,24,25 


13 


5 , 6/1 


12 


1 , 10, 12, 19, 22, 23, 11 


25 3, 7 , 8/1, 14, 17/1, 17/2 , 24, 25 


26 


10, 11, 20 , 21 


27 


5,6 


41 


1/2, 10 , 11 , 20, 21 


42 


1 , 9 , 10/1 , 11 , 12, 19 , 22/1 . 


22/2 


गैर मुमकिन नं 0 91 , 139, 151, 161 


जो कि आमतौर पर उत्तर पश्चिम में से दक्षिण पूर्व 
की ओर जैसा कि इन्डेक्स प्लान में दर्शाया गया 
है । 


. 


राज्यपाल, हरियाणा के आदेशानुसार । 


एस० के ० आश्री. 

अधीक्षक अभियन्ता, 
यमुना जल सेवाएं परिमण्डल, रोहतक । 


IRRIGATION DEPARTMENT 


The 13th May, 2008 


No. 5766 /63 /1- L.- Whereas, the Governor of Haryana is satisfied that the land specified below is needed 
by the Government, at public expenses , for a public purpose , namely , for constructing extension of Bhambewa 
Minor from RD 5750 to 12030 off taking at RD 9000- R Dulhera Disty . in village Bhambewa, Tehsil Beri. 


536 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAY 27, 2008 (JYST. 6. 1930 SAKA ) 


[ PART 1 


District Jhajjar for which Haryana Government, Irrigation Department notification no . 16556 /63/I-L dated 
Ilth December, 2007 has been published in Haryania Government Gazette Dated 18th December, 2007 under 
Section 4 of the Land Acquisition Act , 1894 ( Act 1 of 1894 ). It is hereby declared that the land described in the 
specification below is needed for the above purpose . 


This declaration is made under the provisions of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 
(Act 1 of 1894 ) for information of all to whom it may be concerned . Now , therefore in exercise/powers conferred 
in Section 7 of Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894 ), the Governor of Haryana hereby directs the District 
Revenue Officer-cum -Land Acquisition Collector, Jhajjar to take orders for the acquisition of land described in 
the specifications appended to the declaration published with the aforesaid notification . 


Plans of the land may be inspected in the office of District Revenue Officer-cum - Land Acquisition Collector , 
Jhajjar and Executive Engineer, Construction Division No. 21 , Rohtak . 


Specification 


District 


Tehsil 


Village 


1 


Hadbast 
Number 


Area 
in Acres 


Direction Boundary /Khasra Number/ 
Killa Number 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


A strip of land measuring 6280 feet in 
length and varying in width passing 
through the Rectangle /Khasra /Killa 
Nos. as below 


Jhajjar 


Beri 


Bhambewa 


i 


1.59 Acres 


11 


2 , 8 , 9 / 1,13/ 1,13/2 , 14 , 17. 24. 25 


13 


5 , 6/1 


12 


1 , 10 , 12 , 19, 22 , 23, 11 


25 


3 , 7 , 8/1 , 14 , 17/1 , 17/2 , 24 , 25 


26 


10 , 11, 20, 21 


27 


5,6 


41 


1/2 , 10 , 11, 20 , 21 


42 


1, 9 , 10/1 , 11, 12 , 19 , 22/1, 22/2 


Gair Mumkin No. 91, 139 , 151, 161 


Generally lying in the direction from 
North West to South East as demarcated 
at site and shown in the Index Plan . 


By order of the Governor of Haryana . 


S. K.ASHRI, 
Superintending Engineer, 

Y.W.S. Circie , Rohtak : 


